-.. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 5, 2013 ( MAGH. 16, 1934 SAKA) 


113 


कृषि विभाग 


दिनांक 25 जनवरी, 2013 


संख्या 56 कृ ० अ०-(1)2013 /1116. - पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 6- ख की उपधारा 
(2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 720 कृषि अनुभाग (1)-2012/ 
8999, दिनांक 18 जुलाई, 2012 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट मण्डी 
समिति, छछरौली के मण्डी क्षेत्र में उक्त अनुसूची के खाना 1 में वर्णित क्षेत्र को शामिल करते हैं : -- 


अनुसूची 


क्षेत्र 


मण्डी समिति 
जिसमें क्षेत्र शामिल 
किया जाना है 


1 


2 


न 


- 


गांव 


हदबस्त संख्या 


तहसील 


जिला 
(iv ) 


!! 


( i ) 


1. ताहरी 


27 


छछरौली 


यमुनानगर 


छछरौली 


2. इब्राहिमपुर 


29 


छछरौली 


यमुनानगर 


छछरौली 


रोशन लाल, 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 25th January , 2013 


2013/116 


-- 


No. 56 Agri. Sec. (1 ) 2013/1116 : -- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub -section (2 ) of 
Section 6B of the Punjab Agricultural Produce Markets Act , 1961 (Punjab Act 23 of 1961), and with reference to 
Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. 720 AS ( 1)-2012/8999 dated the 18th July , 2012, the 
Governor of Haryana hereby includes ,the area mentioned in column 1 of the Schedule given below in the Market Area 
ofMarket Committee, Chhachhrauli specified in column 2 of said Schedule . 


-- 


" 


-- 


SCHEDULE 


Area 


Market Committee 
in which area is to 
be included 


1 


2 


Tehsil 


Village 
(i ) 


Hadbast No. 
( ii) 


District 
(iv) 


1. Tahri 


27 


Chhachhrauli 


Yamuna Nagar 


Chhachhrauli 


2. Ibrahimpur 


29 


Chhachhrauli 


Yamuna Nagar 


Chhachhrauli 


ROSHAN LAL , 


Principal Secretary to Government Haryana , 

Agriculture Department. 


